संख्या – 73 राँची , मंगलवार , 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


दिनांक 
जाता है : 


सत्यमेव जयते 


मंत्रिमण्डल 


18 माघ , 1944 ( श ० ) 

7 फरवरी , 2023 ( ई ० ) 


सचिवालय एवं निगरानी विभाग 
( संसदीय कार्य ) 


अधिसूचना 
6 फरवरी , 2023 


संख्या - मं ० मं ० स ० - 05 / वि ० स ० सत्र -04 / 2023-122-- माननीय राज्यपाल महोदय , झारखण्ड , का 
03.02.2023 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया 


" भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के खंड ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , मैं , रमेश बैस , झारखण्ड का राज्यपाल , एतद् द्वारा झारखण्ड विधानसभा को दिनांक 
27 फरवरी , 2023 को 11:30 बजे पूर्वाहन में संबोधित करना चाहता हूँ और इस हेतु 
झारखण्ड विधान सभा के सभा वेश्म , राँची में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूँ । 

रमेश बैस , 

रांची 

दिनांक- 03 फरवरी , 2023 . 

राज्यपाल , झारखण्ड 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 73 50 


